HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), MAR. 8, 2019 (PHGN. 17, 1940 SAKA) 


123 


हरियाणा सरकार 
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 8 मार्च, 2019 
संख्या का०आ० 19 / हं०अ०31 / 2008 / धा० 2 / 2019. - हरियाणा भूमिगत पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम , 2008 ( 2008 का 31), की धारा 2 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के 
राज्यपाल , इसके द्वारा , गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम , 2017 की धारा 
अधिसूचित गुरूग्राम महानगर क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन 
करने के लिए संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी , गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को प्राधिकृत करते हैं । 


केशनी आनन्द अरोड़ा, 
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, 

राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग । 


124 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), MAR . 8, 2019 (PHGN . 17, 1940 SAKA ) 


[Authorised English Translation ] 
HARYANA GOVERNMENT 
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 


Notification 


The 8th March , 2019 
No. S. O . 19 /H .A . 31/2008/S .2/2019. — In the exercise of powers conferred by clause (a) of section 2 of the 
Haryana Underground Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act, 2008 (31 of 2008 ), the Governor of 
Haryana hereby authorizes the Joint Chief Executive Officer of the Gurugram Metropolitan Development Authority , 
to perform the functions of the competent authority under the said Act, within the jurisdiction of the Gurugram 
Metropolitan Area notified under sub -section (1 ) of section 3 of the Gurugram Metropolitan Development Authority 
Act, 2017 . 


KESHNI ANAND ARORA , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Revenue and Disaster Management Department. 


56942 — L . R . - H .G . P ., Chd. 


